निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 517 ) 


8 वैशाख 1937 ( श० ) 
पटना, मंगलवार, 28 अप्रील 2015 


सं0 भा०व०से० (स्था०) - 15 / 2012 - 1267 / प०व० 

पर्यावरण एवं वन विभाग 


संकल्प 

21 अप्रील 2015 
सीधी भर्ती से भारतीय वन सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों को वरीय वेतनमान में प्रोन्नति देने हेतु पर्यावरण एवं 
वन विभागीय संकल्प संख्या -5521 दिनांक 06 .09.1989 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किये गये हैं । उक्त संकल्प 
की कंडिका -3(ii) के तहत् पदाधिकारियों को वरीय वेतनमान में प्रोन्नति हेतु उच्च स्तर से भारतीय वन सेवा विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना अनिवार्य है । इस शर्त के तहत् भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी जो उच्च स्तर से भारतीय वन 
सेवा के विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं , को वरीय वेतनमान में प्रोन्नति नहीं दी जाती है । 

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग ) बिहार की अधिसूचना संख्या 9210 , 
दिनांक 21.07.1986 में , सीधी भर्ती द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त पदाधिकारी जो अहिन्दी भाषी राज्य के हैं , 
उन्हें हिन्दी की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी वरीय वेतनमान में प्रोन्नति का प्रावधान है । अखिल भारतीय 
सेवा के पदाधिकारियों के सेवा नियम में एकरूपता को बनाये रखने के निमित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
पदाधिकारियों के अनुरूप भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी जो गैर हिन्दी भाषी राज्य के हैं , को वरीय वेतनमान में 
प्रोन्नति देने के लिए उक्त शर्त को शिथिल करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

3. उपर्युक्त के आलोक में भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1968 के नियम - 8 तथा भारतीय वन सेवा 
(भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम - 6 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् विभागीय संकल्प संख्या 5521, दिनांक 
06.09.1989 की कंडिका - 3( ii) में आगे निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है: 


बिहार गजट ( असाधारण), 28 अप्रील 2015 
“ परन्तु यदि ऐसे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अहिन्दी भाषी राज्य के हों तो उन्हें हिन्दी की विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्णता नहीं रहने पर भी वरीय वेतनमान में प्रोन्नति से नहीं रोका जायेगा । " । 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 


प्रकाशित किया जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 517 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


